“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 


पंजीयन क्रमांक 


“छत्तीसगढ़/दुर्ग /09/2013-2015. 


30-05-2001. 
छत्तीसगढ़ राजपत्र 
(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 
क्रमांक 218 ] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 मई 2023 ---- वैशाख 26, शक 1945 


वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 26 अप्रैल 2023 


अधिसूचना 


क्रमांक / एफ 5-06 / 2019 /10-2— भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप- धारा (1) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित 
अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, saa अनुसूची 
के कॉलम 6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर “आरक्षित वन” के रूप में गठित करने का 
विनिश्चय किया गया है, और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी बनोपज में या उस 
पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और 
निर्धारण के लिये तथा var अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये 
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सहसपुर लोहारा उप-ख़ण्ड को वन व्यवस्थापन के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्‍त 
करती है, अर्थात्‌ :- 


अनुसूची 


(1) 


वन खण्ड का 
नाम 


A अक्षांश =a ee Fé अक्षांश देशांश 


B62 37,834 | 2164 4170 N 
80°62" 42,360" E 


हसील-सहसपुर लोहारा, वनमंडल-कवर्धा, 

प.ह.क्रं. एवं राजस्व ग्राम | खसरा rau 
जहाँ वनखण्ड स्थित है | क्रमांक [(हेक्टेयर में) 
(3) (4) 6) 


प.ह.नं. 53, 145 / 01 1.811 
ग्राम-गीघधनखार, 
रा.नि.मं.--रेंगाखारकला 


6) 
उत्तर:-- कक्ष क्रमांक पी.एफ. 174 की सीमा से लगा 
हुआ अस्थायी पिल्लर क्रमांक 01 से 02 तक। 


पूर्व :-- अस्थायी floor क्रमांक 02 से 05 तक 


दक्षिण:-- कक्ष क्रमांक पी.एफ. 174 की सीमा से लगा 
हुआ अस्थायी पिल्लर क्रमांक 05 से 06 तक 


प्रश्चिम:- अस्थायी पिल्लर क्रमांक 06 से 10 तक एवं 
अस्थायी पिल्लर क्रमांक 10 से 01 तक 


| verter | देशांश 
60°52 41,889 E 


21°53 68.212" N 


80752 42,360" E 21°64" 3,783" N 
8 2 


80752 40,561" E 1°63' 69,132" N 


80°62 39,428" E rere 63" 69. 


60°62 38.684" E 


21°64! 1.485" N 


21°64" 3.783" N 2 80°62 4: 


80762 37.135" E 


a eet 32४ 6५000 


21°54! 2.189" N 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
सौरभ सिंह ठाकुर, उप-सचिव. 


435 


436 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 मई 2023 


अटल नगर, दिनांक 26 अप्रैल 2023 


क्रमांक / एफ 5-06 / 2019 / 10-2.--- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस 
विभाग की अधिसूचना क्रमांक /एफ 5-06 /2019/10-2 दिनांक 26 अप्रैल 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार 
सौरभ सिंह ठाकुर, उप-सचिव. 


Atal Nagar, the 26th April 2023 
NOTIFICATION 


No./ F 5-06/2019/10-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 
1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following 
land with Khasra Number and Area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below 
and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as 'Reserved Forest’ and appoints 
the Sub-Divisional Officer (Revenue), Sahaspur Lohara Sub-division to act as the Forest Settlement-Officer to 
inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or 
over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in 
accordance with the provisions of Chapter II of the said Act, namely :- 


SCHEDULE 
Tahsil-Sahaspur Lohara Division-Kawardhe 


District- Kabirdham 


S. Name of P.H. No. and Revenue Khasara Area in Situation/Limits 
N. Forest Block Village Where Block Number Hectare 
situated 
eas फिल्म: SA कर ae 
Mohantola- P.H. No.- 53 145/01 North :- Attached to the Border of Comptt.no. P.F.~174 
Village- Gidhankhar Temporary pillar number 01 to 02 
R.L.- Rengakharkala : 
East :- Temporary Pillar No. 02 to 05. 
South :- Attached to the Border of Comptt.no. P.F.-174 
Temporary Pillar no. 05 to 06. 
West :- Temporary Pillar No. 06 to 10 & Temporary 
Pillar No 10 to 01. 
EAST 
i une fq 


80°52’ 37,834" E | 21°54' 4.176" N 
80°52! 42,360" E | 21°54' 3.793" N 


no | 

Fl ccc Deere! ber Del 
inne oles ea हि 
(ell जबाब 2७४८४ OR ES bia) 
Dall accel eS et 
ee ee ला eae eee bi 
i a 


TR ER I ia cc nt 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
SAURABH SINGH THAKUR , Deputy Secretary. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2023. 


